PART I 1 


HARYANA GOVT GAZ., MAY 3, 1977 (VYSK . 13, 1899 SAKA ) 


689 


क्रमांक 453-ज-(I)-77/9382.--पूर्वी पंजाब युद्ध जागीर अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ), को धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मनमोहन सिंह गुजराल, पुत्र श्री गुरमुख सिंह, मकान नं 0 1250, सैक्टर 18- सी , चण्डीगढ़ को 
रबो, 1973 से 150 हारे वार्षिक कोमा वालो युद्ध जागीर सनद में दो गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 27 अप्रैल , 1977 


क्रमांक -524 - ज ( I) -77/106 87.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ए) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई 
फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


ज़िला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष जब से जागीर 

दी गई 


वार्षिक 
राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


भिवानी 


श्री दुर्गा राम , पुन 

श्री चतरूराम 


हंसावास खुर्द 


दादरी 


खरीफ , 1965 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


100 


150 


2 


मान्डी हरिया 


रबी , 1973 से 


150 


" 


श्री दलीप सिंह , पुत्र 

श्री श्रीचन्द 


3 


डोहकी 


श्री सीता राम , पुत्र 
श्री अमी चन्द 


।। 


खरीफ , 1965 से 
रवी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


100 


150 


4 


हंसावास खुदै 


रबी , 1973 मे 


" 


श्री हरी सिंह , पुत्र 
श्री खूबी राम 


150 


5 


भिवानी 


100 


श्रीमती राम देवी, विधवा 
श्री गिरधारी रास 


भिवानी 
निवासी 


खरीफ , 1965 से 

रवी , 1970 तक 
खरीफ, 1970 मे 


150 


6 


खुडाना 


दादरी 


रखी , 1973 से 


150 


श्रीमती रामरति , विधवा 

श्री कालू राम 


यशवन्त कुमार जैन , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


